सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 वैशाख , 1938 ( श० ) 


संख्या- 335 


राँची, शनिवार , 


20 मई, 2017 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
25 अप्रैल , 2017 


संख्या-11/कच आ०-16-07/ 2011 का . 5739 --विभागीय अधिसूचना सं०-2062 , दिनांक 8 मार्च, 2017 
द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( इंटरमीडिएट /10 +2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी 
टंकण अहर्ता धारक पद हेतु ) संचालन नियमावली, 2017 निर्गत हैं । 

उक्त नियमावली के नियम -10 मुख्य परीक्षा के पत्र -2 में अंकित भाषाओं में संस्कृत भाषा को शामिल 
किया जाता है । 


2. अन्य सभी नियम यथावत रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


निधि खरे , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 335- - 50 


